रजिस्ट्री सं० डी०--- ( एन ) - - 73 


REGISTERED NO . D --(DN ) - 73 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. सं . 6] 
No. 6 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, फरवरी 6, 1982 ( माघ 17, 1903 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 6 , 1982 (MAGHA 17 , 1903) 


इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या भी जाती है जिससे कि यह मानव संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Soparate paging is given to this part in order that it may be died as a separate compilation ) 


भाग - 4 

(PART III - - SECTION 4 ] 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध मधिसूचनाएं जिसमें कि मादेश, विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित है 
[Miscellancou Notification including Notification , Order Advertisemepts and 

Notices lowed by Statutory Bodies ] 


भारतीय स्टेट बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई , दिनांक 13 जनवरी 1982. 

सूचना 
51 क के स्टाफ में की गयी निम्नलिखि 
नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :- - 

श्री ए०बी० चोइथानी को केन्द्रीय कार्यालय 
के स्टाफ में दिनांक 7 जनवरी 1982 से उप 
शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया । 
गया है । 

मी० एस० नटराजन 

प्रबंध निदेशक 


1981 के संदर्भ में जो कि 15 जनवरी, 1982 को 
( 1 ) सर्वश्री पी०एस० बापना , 2 रेस कोर्स रोड, इन्दौर 
एवं श्री एस०पी० भार्गव, पं० रामप्रसाद भार्गव मार्ग, उपन 
का निवृत्ति के कारण होने वाली रिक्तियों की पूर्ति के 
लिए भारतीय स्टेट बैंक ( समनुबंगी बैंक्स ) अधिनियम , 
1959 की धारा 25 ( 1 ) ( द ) के अनुसरण में बैंक के 
निदेशक मंडल में दो व्यक्तियों को निदेशक निर्वाचित करने 
के प्रयोजन से बैंक के प्रधान कार्यालय में स्टेट बैंक ऑफ 
इन्दौर के शेयरधारियों का सामान्य बैठक हेतु जारी की 
गई थी । एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि मेने 
( 1 ) श्री एल०पी० भार्गव , पं० रामप्रसाद भार्गव मार्ग , 
उज्जन ( 2 ) श्री पी०एस० मापना , 2 रेस कोर्स रोड़ , 
इन्दौर तथा ( 3 ) श्री राधेश्याम बंसल , 16/ 1, पारसी 
मोहल्ला , संयोगितागंज , इन्दौर के नामों के प्रस्तावित नामां 
कन , स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के निदेशक मंडल में निदेशकों 
के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के रूप में वैध होना स्वीकार 
किये हैं । 


स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर 

प्रधान कार्यालयः इन्दौर 
इन्दौर, दिनांक 9 जनवरी 1982 


सूचना 


महायक बैंकों के सामान्य नियमन 1950 के नियमन 
30 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर , 
1 - 449GI/ 81 


श्री राधेश्याम बंसल द्वारा उम्मीदवारों से अपना नाम 
वापस लेने के फलस्वरूप मर्वश्री एल०पी० भार्गव एवं 
श्री पी०एस० बापना के वैध नामांकन शेष रह गये हैं , 


(641 ) 


642 


भारत का राजपत्र , फरवरी 6, 1982 ( माघ 17, 1903 ) 


[ भाग IIT .. - खण्ठ 4 


अतः श्री एल०पी० भार्गव, पं० रामप्रसाद भार्गव मार्ग, 
एवं श्री पी०एस० बापना 2 , रेसकोर्स रोड , इन्दौर 16 
जनवरी, 1982 को प्रस्तावित शेयरधारियो की उक्त सामान्य 
बैठक में निदेशक के रूप में निर्वाचित माने जायेगे और 
वह बैठक उक्त सामान्य नियमन के नियमन 33 ( 1 ) के 
अनुसार जब निरस्त हो चुकी है । 

हिमांशु मुखर्जी 
प्रबंध निदेशक 


नाम 


20 


78 


84 


04 


05 


भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार संस्थान , 
नई दिल्ली - 110002 , दिनांक 11 जनवरी 1982 

( चार्टरड एकाउन्टेन्टस ) 
सं० 28 पार०सी० ( 2 ) 17/ 82 - चार्टरड एकाउन्टेन्टस 
रेगूलेशन 1964 के रेगूलेशन 136 ( 1 ) के अनुसरण में 
टी० कोंसिल आफ०दी० इंस्टीटयूट आफ चार्टरड एकाऊन्टेन्टस 
आफ इण्डिया को 23 दिसम्बर 1981 से गन्टूर में दक्षिण 
भारत क्षेत्रीय परिषद की शाखा स्थापित करने की सूचना 
देते हुए प्रसन्नता है । 

यह शाखा दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद् की गन्टूर 
शाखा मानी जाएगी । 

रेगूलेशन 136 ( 3 ) के अर्न्तगत जैसा कि निर्धारित है 
यह शाखा क्षेत्रीय परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियन्त्रण , 
पर्यवेशण एवं निर्देशन में कार्य करेगी और सभी उन निवशों 
का पालन करेगी जो कि परिषद् द्वारा समय- समय पर जारी 
किया जाता है । 


69 


70 


81 


में कौंसिल आफ दी इन्स्टीच्यूट आफ चार्टरड एकाउन्टेन्टस 
आफ इंडिया को सामान्य सूचना के लिये यह अधिमूचित 
करते हुये प्रसन्नता है कि निम्नलिखित परीक्षार्थी नवम्बर 
1981 में हुई मनेजमेंट एकाउन्टेन्मी कोर्स ( पार्ट 1 ) की 
परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं । 

I - - दोनों ग्रुपों में सफल घोषित परीक्षार्थी का नाम : 
क्रम संख्या रौल नं० 

एम० रमेश 
— केवल ग्रुप I में सफल घोषित परीक्षार्थियों के 
नाम : 

अजय कुमार 
एन० बाबू गोविन्दा 

राजन : 
III _ केवल ग्रुप II में सफल घोषित परीक्षार्थियो के नाम : 

एस० मुथस्वामी 
प्रार० रवी 

जी०एस० शॉथीराज 
14 मी० गुरू नाथन 
34 बसन्त कुमार जूगर 

एम० कल्याना रमन 

कुमापुली सिवाकुमार 
74 एस० श्री रामाचन्द्रन 

सी०वी०नारासिम्हन 
सी० रामानाथन 
प्रार० नारायरण 

स्वामी 
परिणामों का सारांश : 
दोनों ग्रुपों में परीक्षार्थियों की कुल संख्या . 

17 
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण 
प्रतिशत 
ग्रप ( I ) में उत्तीर्ण 

. . , शून्य 
अप ( IT ) में उत्तीर्ण . 

. . 8 
ग्रप ( T ) में बठे परीक्षार्थियों की संख्या 
उत्तीर्ण 

. . . 2 
प्रतिशत 

. . 11 . 76 
ग्रुप ( II ) में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या 
उत्तीर्ण 
प्रतिशत 

. . 42. 86 
प्रार० राजागोपालन पुरुस्कार , जो कि एक ही वार में 
परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सर्वश्रेष्ठ परीक्षार्थी, तुलसीराम 
देवीदयाल मैमोरियल पुरुस्कार जो कि ग्रुप [ में अधिकतम 
अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी तथा के० नागयणास्वामी 
अय्यर मैमोरियल पुरुस्कार जो कि ग्रुप IT में अधिकतम 
अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी श्री एम . रमेण ( रौल न० 
20 ) जिसने दोनों ग्रुप एकही वार में पास किये हैं , को 
प्रदान किया जाएगा । 

रोल न० 30 की परीक्षा फल रोक लिया गया है । 


10 


93 


11 


97 


1 


5 . 88 


17 


सं० 28- पार०सी० ( 5 )/ 5/ 82 : - -- चार्टरड एकाउन्टेन्टस 
रेगूलेशन 1964 के रेगूलेशन 136( 1 ) के अनुसरण में 
दो कोसिल आफ दी इंस्टीटयूट आफ चार्टरट एकाउन्टेन्टस 
माफ इण्डिया को 23 दिसम्बर 1981 से जालन्धर में 
उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद् की शाखा स्थापित करने की 
सूचना देते हुए प्रसन्नता है । 

यह शाखा उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद् की जालन्धर 
शाखा मानी जाएगी । 
__ रेगूलेशन 136 ( 3 ) के अर्न्तगत जैसा कि निर्धारित है 
यह शाखा क्षेत्रीय परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियन्त्रण , 
पर्यवेशण एवं निर्देशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्देशों 
का पालन करेगी जो कि परिषद् द्वारा समय- समय पर जारी 
किया जाता है । 

पी० एस० गोपालाकृष्णन् 

सचिव 


नई दिल्ली - 110002, 16 जनवरी 1982 

( चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ) 
सं० 20-पी०जी० - ( परीक्षा ) - नवम्बर- 1981 - - चार्टरड एका 
उन्टेन्टस रेगुलेशन्स 1964 के रेगूलेशन 179 के अनुसरण 


भाग III - - खण्ड 4] 


भारत का राजपन्न , फरवरी 6, 1982 ( माघ 17, 1903 ) 


643 


सं० 20 सी०एम० ( परीक्षा ) 1 नवम्बर, 1981 - - 
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रंगूलेशन्स , 1964 के रंगूलेशन 179 
के अनुसरण में कौंसिल आफ दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टरई 
एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया को सामान्य जानकारी के लिये 
यह अधिसूचित करते हुये प्रसन्नता है कि नवम्बर 1981 में 
सम्पन्न हुई कारपोरेट-मैनेजमैन्ट- कोर्स ( पार्ट I ) परीक्षा में 
निम्नलिखित अभ्यार्थी सफल घोषित किए गये हैं : --- 
उन अभ्यार्थियों के नाम जो सफल घोषित किये गये हैं । 

रोल नम्बर नाम . 

बी०एस० रामानाथन 

प्रसाद --- 
09 

आर० सिवा कुमार 
परिणामों का सारांश-~ -- 
परीक्षा में बैठे अभ्यार्थियों की कुल संख्या 24 
उत्तीर्ण 
प्रतिशत 


सं० 20पी०जी०-परीक्षा-मई 1982--- चार्टरड एकाउन्टे 
न्टस रेगूलेशन, 1964 के रंगूलेशन 179 की अनुसूची 
" सी " के पैराग्राफ 5 के अनुसरण में कोन्सिल आफ वी 
इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया को यह 
निर्देश देते हुये प्रसन्नता है कि उपर्युक्त रैगुलेशन के माधीन 
मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी कोर्स पार्ट - 1 की एक परीक्षा दिनांक 
3, 4, 5 और 6 मई, 1982 को होगी । परीक्षा निम्न 
लिखिस केन्द्रों पर होगी । बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा 
के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी उपस्थिति होते हैं । 


क्रमांक 


02 . 


पी० एस० गोपालाकृष्णनन 
सचिव 


बंसी एस० मेहता 


अध्यक्ष 


- 


नई दिल्लौं दिनांक 20 जनवरी 1982 


सं० 20-सी०एम परीक्षा/मई, 1982 -- चार्टर्ड एका 
उन्टेन्टस रेगूलेशन 1964 के रेगूलेशन 179 के पैराग्राफ 5 
की अनुसूची " डी ", के अनुसरण में कौन्सिल आफ दी 
इन्सटीट्यूट -अाफ - चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस . आफ इंडिया को 
यह निर्देश देते हुये प्रसन्नता है कि उपर्युक्त रेगूलेशन के 
अधीन कारपोरेट मैनेजमेन्ट कोर्स के पार्ट I - II की परी 
क्षाएं 3, 4, 5, 6 और 8 मई 1982 को होंगी । परीक्षाएं 
निम्नलिखित केन्द्रों पर प्रायोजित की जायेंगी । 

1. बम्बई 
2 . कलकत्ता 
3. दिल्ली /नई दिल्ली 
4. कानपुर 
5 . मद्रास 

परीक्षामों में प्रवेश के लिये आवेदन- पन्न निर्धारित प्रपन्न 
में जिसकी प्रतियां सचिव, इन्सटीटयूट ऑफ चार्टरड एकाउन् 
टेन्टस आफ इन्डिया , नई दिल्ली - 110002 से प्राप्त की जा 
सकती है , उन अभ्यार्थियों द्वारा जिन का पंजीकरण चार्टरड 
एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन्स के पैराग्राफ 3 ( 3 ) की अनुसूची " डी " 
के उपबन्धों के अनुसार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका 
है, करने होंगे , आवेदन पत्र के साथ सचिव के पक्ष में देय 
और दिल्ली/नई दिल्ली में भुगतान हो सकने वाला रु० 
100/- का ड्राफ्ट इस प्रकार भेजा जाए कि वह सचिव के 
पास अधिकतम 1 मार्ष 1982 तक पहुंच जाए । 


1. आगरा 

2. अहमदाबाद 3. इलाहाबाद 
4. बंगलौर 

5 . बड़ौदा 6 . बेलगांव 
7. बम्बई 

8. कलकत्ता 9. चंडीगढ़ 
10. कोयम्बटूर 

11 . कटक 12. विल्ली/नई 

दिल्ली । 
13. एर्नाकुलम 14. गौहाटी 15. हैदराबाद 
16. इन्दौर 

17. जयपुर 18. जोधपुर 
19. कानपुर 

20. लखनऊ 21. लुधियाना 
22. मद्रास 

23. मदुराई 24. मंगलौर 
25. नागपुर 

26. पटना 27. पूना 
28. राजकोट 

29. सलेम 30. तिरुचिरा 

पल्ली । 
31. त्रिचूर 

32. त्रिवेन्द्रम 33. उदयपुर 
34. विजयवाड़ा 35. विशाखापट्टनम 

परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्नों पर 
प्राने चाहिये जिनकी प्रतियां सचिव, इन्सटीट्यूट आफ चार्टरड 
एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया इन्द्रप्रस्था मार्ग नई दिल्ली -110002 
से प्राप्त की जा सकती हैं । इस प्रकार का प्रत्येक आवेदन 
जिस के साथ प्रावश्यक साक्ष्य कागजात और रु . 100/ 
का डिमान्ड ड्राफ्ट जो सचिव के माम देय और 
दिल्ली /नई दिल्ली में भुगतान योग्य हो , उसके पास इस 
प्रकार भेजा जाय कि वह अधिकतम 1 मार्च, 1982 तक 
पहुंच जाए । 

सं० सी०ए०/ 129/ 82 - - चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेग 
लेशन्स , 1964 में किए जाने वाले निश्चित संशोधन का 
निम्नांकित मसविदा जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऐक्ट , 1949 
( 1949 का 38वां एक्ट ) के भागग 30 के उपभाग ( 1 ) 

और ( 3 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
प्रस्तावित किया गया है और उसके द्वारा प्रभावित होने 
वाले समस्त व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता 
है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मसविदे पर 8 
मार्च , 1982 को अथवा उसके पश्चात् विचार किया जाये 


उपर्युक्त मसविदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से 
निर्दिष्ट तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव 
पर कौंसिल आफ दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस 
आफ इंडिया , नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाएगा । 


644 


भारत का राज , फरवरी 6, 1012 ( मात्र 17, 1003 ) 


[ भाग III - - खण्ड 


उपर्युक्त रगूलेशन्स में : -- 

वर्तमान रंगूलेशन 32बी के लिए निम्नलिखित रैमू 
लेशन बदला आयेगा । 

" 32बी आर्टिकलड क्लर्कों की छात्रवृत्ति 
1 . कोई भी सदस्य जो आर्टिकल्ड क्लर्क को नियुक्त 
करता है, वह ऐसे क्लर्क को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों 
पर प्रत्येक माह न्यूनतम वृत्तिका वेगा , जहां पर 
कि आर्टिकल्ड क्लर्क की सेवा का सामान्य स्थान 
स्थित है : 


नियोक्तयों के प्रवीन , विचारणीय होगी । ( 1 जुलाई , 
1973 से पूर्व की प्राधि नहीं ) 

स्पष्टीकरण 2 : इस रेगुलेशन के उद्देश्य के लिए जन 
संख्या के अंकों को वैसा ही लिया जाये जैसा कि भारत की 
मिछती जनगममा पिोर्ट में प्रकाशित किया गया था । 

( 2) इस रैगुलशन के अन्तर्गत सवस्य द्वारा पार्टिकल्ड 
कलर्क को वृत्तिका मा तो 

( ए ) रेखाकिल एकाउन्ट पेई बैंक के रूप में प्रतिमाह 
दी जाये जिसके लिए आर्टिकल्ड कर्फ से रसीद प्राप्त हो 
या ( बी ) पार्टिकल क्लर्क द्वारा खोले गये एकाउन्ट में उसके 
माम में राशि प्रति माह उस बैंक की शाखा में जमा कराई 
जाये जिसे सवस्य द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो । " 

पी० एस० गोपालकृष्णन् 


मार्टिकल क्लर्क प्रशिक्षण के प्रशिक्षण के प्रशिक्षण की 
की सेवा के सामा - प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ष ष अवधि 
न्य स्थान की स्थिति में 


सचिव 


r 


- 


( ए ) बम्बई, 

मद्रास, कल 
कत्ता तथा 
विस्ली/ नयी 
दिल्ली के 

शहर 
( बी ) उपरोक्त 


रु090 


रु0 150 


रु . 225 


वणित शहरो 
के अतिरिक्त 
10 लाख 
तथा अधिक 
जनसंख्या 
वाले शहरो 

में रु० 60 
( सी ) उपरोक्त 

( ए ) तथा 
( बी ) में 
वर्णित शहरों 
के अतिरि 
क्त , स्थान रु० 50 


. कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

नई दिल्ली , दिनांक 11 जवनरों 1982 
सं० यू०-16/53/ 78-चि० १ (कर्नाटक ) -- कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 
105 के तहत मुझे निगम की शक्तियां प्रदान करने के 
संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 25 
अप्रैल , 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के 
अनुसरण में , मैं इसके द्वारा डा० एस० प्रार० गोयल तथा 
डा० एच० आर० वेशपाण्डे संख्या 13/ 216, मीनाक्षी कोइल 
स्ट्रीट , शिवाजीनगर , बंगलौर - 51 को बंगलौर शहर के 
लिए 1 - 1- 1982 से बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य 
परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण -पत्र की सत्यता संदिग्ध 
होने पर उन्हें प्रागे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजनों के 
लिए चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करता है । यह नियुक्ति 31 दिसम्बर, 1982 
या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी द्वारा कार्यभार संभालने , 
जो भी पहले हो , तक है । 

हर मन्दर सिंह 

महानिदेशक 


० 100 


रु० 150 


रु० 75 


रु. 100 


बशर्ते कि इस रैगूलेशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है 
जिससे कि आर्टिकल क्लर्क को उस अवधि के लिए सिका 
का अधिकार प्रदान कर जिसमे अकादमी पाफ एकाउन्टिंग 
के कार्य में भाग लेता है , जिसे इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित 
किया गया है और कौमिल द्वारा इस संबंध में प्रमिस्वीकृति 
किया गया है, बशर्ते यह भी कि इस रैगुलेशन में ऐसा भी 
कोई प्रावधान नहीं है कि आर्टिकल्ड या प्रांडिट क्लर्क जो 
1 जुलाई, 1973 से पूर्व इस रैगुलेशन के अन्तर्गत वृत्तिका 
के लिए पंजीकृत है, उसके लिए ग्राह्य होंगे । 
__ स्पष्टीकरण : - -- इस रंगुलेशन के अन्तर्गत जिम दर पर 
बत्तिका देय है, उसे निश्चित करने के लिए गलक की 
माटिकल ट्रेनिंग की अवधि किसी पूर्व के नियोक्ता या 


नई दिल्ली , दिनांक 4 जनवरी, 1982 

शुविपन्न 
भारत के राजपन्न भाग -3 अनुभाग - 4 के पृष्ठ 3262 
में प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना 
संख्या एन -15/ 13/ 6/ 4/ 78-यो०एवं वि० ( 2 ) की नवीं 
लानि में - -- 
" हरिवी " के स्थान पर " परिवारों " पढ़ा जाए । तथा 

आखिरी लाईन में - -- 
" मा . " के स्थान पर " वि . " पड़ा जाए । 

डी० पी० मल्होत्रा 
निवेशक ( यो०एवं वि० ) 


645 


1 . 


- - - 


78 


2 . 


Pari I11 — SEC . 41 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY6 , 1982 (MAGHA 17, 1903) 
= - - - - - 

- - - - - - - 
STATE BANK OF INDIA 

The Branch shall be known as Julundur Branch of the 
CENTRAL OFFICE 

Northern India Regional Council . 
Bombay, the 13th January 1982 

As prescribed under Regulation 136 ( 3 ) the branch shall 

function subject to the control, supervision and direction of 
The following appointment on the Bank s stall is hereby the Council through the Rogłopal Council 400 shall carry out 
notified : 

such directions as may from time to time be issued by the 

Council. 
Shri A . B . Choithani has been appointed as Deputy Branch 
Inspector on the Central Office Stau as from the 7th January 

P . S. GOPALAKRISHNAN 
1982 . 

Socretary 
V . S . NATARAJAN 

Now Delhi- 110002, the 16th January ( 1982 
Managing Director 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
STATE BANK OF INDORE 

No. 20 -PG (Exam ) / N /81 -- In pursuance of Regulation 179 

of the Charterod Accountants Regulations , 1964 , the Council 
(ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA ) 

of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to 

notify for general Information that the following candidates have 
HEAD OFFICE 

been declared successful in the Management Accountancy 

Course (Part I) Examination held in November , 1981 : 
lodore-452 003, the 9th January 1982 

1. Name of the candida o has boon declarod supcossful in 
NOTICE 

Both Groups : 
With reference to the notico dated the 17th November , 
1981 , 19ued in terms of Regulation 30 ( 2 ) of the Subsidiary 

S . No. Roll No . 

Name 
Banks General Regulations , 1959 regarding the holding of a 
General Meeting of the Sharcholders of the State Bank of 

20 

M . Ramosh 
ladore at the Head Office of the Bank for the purpose of 
electing two persons to be Directors of the Board of the Bank II. Names of the candidates who have been declared successful 
in pursuance of Sec , 25 ( 1 ) ( d ) of the State Bank of India 

in Group I only : 
(Subsidiary Banky ) Act, 1999 to fill the vacancies which will 
arise on the 15th January 1982 through the retirement of ( 1 ) S . No . Roll No. Namo 
Sarvashri P . $ . Bapna , 2 , Raco Course Road , Indore and 
L . P . Bhargava , Pt. Ramprasad Bhargava Marg , Ujjain , 

Ajay Kumar 
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT I have accepted as 

84 N . Babu Govindarajan 
valid the nominations proposing the names of ( 1 ) Shri L . P . 
Bhargava , Pt. Ramprasad Bhargava Marg , Ujjain ( 2 ) Shri 

III . Names of the candidates who have boon doclared successful 
P . S . Bapna , 2 , Race Courso Road , Indore and ( 3 ) Shri 

in Group II only : 
Radheyshyam Bansal, 16 / 1 , Parsi Mohalla , Sanyogitaganj, 
Indore as candidates for election as Directors of the Board S . No. Roll No. 

Name 
of the Statc Bank of Indore . 

- - - - - - - - - - - - - - 

S . Mutbuswamy 
Consequent upon withdrawal of the candidature of Shri 
Radheyshyam Bansal, the nominations of Sarvasbri L . P . 

R . Ravi 
Bhargava and P , S . Bapda are left valid nominations and , 

G . S . Shanthiraj 
As such , Shri L , P . Bhargava , Pt, Ramprasad Bhargava Marg , 

C . Gurunathan 
Ujjain and Shri P . S , Bapna , 2 , Race Course Road , Indore 

Basant Kumar Dugar 
shall bo deemed to be elected as Directors of the Board of 
the Bank at the said General Meeting of the Shareholders 

S . Kalyanaraman 
proposed to be held on the 16th January , 1982 which meeting 

Kunapuli Sivakumar 
in terms of Regulation 33 ( 1 ) of the said General Regulations 

S . Sriramachandran 
now stands cancelled , 

C . V , Narasimhan 
M . MUKHERJEE 

93 C . Ramanathan 
Managing Director 

R . Narayanaswamy 
Summary of Results 

Total number of candidates appeared in Both 
THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF 

Groups . . . 

, 17 
INDIA 

Passod in Both G 
New Delhi- 110002 , the 11th January 1982 

Percentage 

5 - 88 
No . 28 -RC ( 2 ) / 17 / 82 , - - In pursuance of Regulation 136 ( 1 ) 

Passed in Group I . . 

NIL 
of the Chartered Accountants Regulations, 1964 , the Council 

Passed in Group 11 , . 
of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased 
to notify the setting up of a branch of the Southạm 

Total number of candidates appeared in Group I 

Endia 
Regional Council at Guntur with effect from 23rd December , 

only . . . 

. . . 17 
1981. 

Passed 

. . . 2 
The Branch shall be known as Gụntur Branch 

Percentage 

11 . 76 
of the 
Southern India Regional Council . 

Total number of candidates appeared in Group II 
As prescribed under Regulation 136 ( 3 ) the branch shall 

only 
function subject to the control, supervision and direction of 

Passed 

. 3 
the Council through the Regional Council and shall carry out 

Percentage 

42 . 86 
such directions as may from time to time be issued by the 
Council . 

The R . Raja gopalan Prize for the best candidate passing the 
examination at ono sitting , the Tulsiran Devidayal Memorial 

Prize for the best candidate securing the highest marks in 
No. 28 -RC ( 5 ) / 5 / 82 . - - In pursuance of Regulation 136 ( 1 ) Group I and the K . Narayanaswamy Iyer Memorial Prize for 
of the Chartered Accountants Regulations , 1964 , the Council tho best candidate securing tho highest marks In Group I and 
of tho Institute of Chartered Accountants of India is pleased passing the examination in both groups at Ob sltting will be 
to notify the setting up of a branch of the Northern India awarded to Shri M . Ramesh - Roll No . 20 . 
Regional Council at Jullundur with effect from 23rd Decem 
her , 1981. 

The result of Roll No. 30 is with - hold . 


97 


646 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6 , 1982 (MAGHA 17 1903) 


(PART III — Sec . 4 


No , 20 -CM ( Exam ) /Nov . /81 — In pursuance of Regulation 
179 of the Chartered Accountants Regulations , 1964, the 
Council of the Instituto of Chartered Accountants of India is 
pleased to notify for general information that the following 
candidates have been declared successful in the Corporate 
Management Course ( Part I ) Examination held in November , 
1981 - ; 


Name of the candidates who have beon declared successful : 


Si, No. 


Roll No . 


Namo 


1 . 
2 . 


02 
09 


V . N . Ramanathan Prasad 
R . Sivakumar 


Summary of Results : 

Total number of candidates appeared in the 

examination 
passed 
Percentage 

. . . . . 50 -00 % 


2 


P . S . GOPALAKRISHNAN 

Secretary 


BANSI S . MEHTA 

President 


16 . Indore 
17 . Jaipur 
18 . Jodhpur 
19 . Kanpur 
20 . Lucknow 
21, Ludhiana 
22 . Madras 
23 , Madurai 
24 . Mangalore 
25 . Nagpur 
26 . Patna 
27. Poona 
28 . Rajkot 
29 . Salem 
30 . Tiruchirapalli 
31. Trichur 
32 . Trivandrum 
33. Udaipur 
34 . Vijayawada 
35. Visakhapatnam 

Applications for admission to the examination are required 
to be made on the prescribed forms, copies of which may be 
obtained from the Secretary , Institute of Chartered Accountants 
of India , Indraprastha Marg , New Delhi -110002 . Each such 
application together with the necessary documentary ovidence 
and a Demand Draft for Rs . 100 / - payable at Delhi New Delhi 
and drawn in favour of tho Socretary must bc sent so as to reach 
him not later than Ist March , 1982 . 

No. 1 - CA ( 129 ) / 82 — The following draft of certain amend 
ments to the Chartered Accountants Regulations, 1964 , which 
it 18 proposed to make in exercise of the powers conferred by 
sub -sections ( 1 ) and ( 3 ) of Section 30 of the Chartered Accoun 
lants Act , 1949 (Act XXXVIII of 1949), is published for in 
formation of all persons likely to be affected thereby and notice 
is hereby given that the draft will be taken up for consideration 
on or after 6th March , 1982 . 

Any objcction or suggestion which may be received from 
any person with respect to the said draft before the date specified 
will bo considered by the Council of the Institute of Chartered 
Accountants of India , New Delhi. 


New Delhi, -110002 , the 2015 January 1982 

( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. 20 - CM ( Exam ) M / 82 , - - In pursuance of paragraph 5 
of Schedule D to Regulation 179 of the Chartered Accoun 
tants Regulations , 1964 , the Council of the Institute of 
Chartered Accountants of India is pleased to direct that 
examinations for Part 1 / 1 of the Corporate Management 
Course under the said Regulations shall be hel dva 3rd , 4th , 
5th , 6th and 8th May , 1982 . The examination will be held at 
the following centres : 


1. Bombay 
2 . Calcutta 
3 . Delhi / New Delhi 
4 . Kanpur 
5 . Madras 


Applications for admission to the examination are rcgulied 
to be made in the prescribed form , copics whereof muy be 
obtained from the Secrctary , Institute of Chartered Accoun 
tants of India , Indraprasthu Marg , New Delhi- 110002 by such 
of the candidates whosc registration for the aforesaid examina 
tions has already been confirmed , in accordance with the 
provisions of paragraph 3 ( 3 ) of the Schedule D to the 
Chartered Accountants Regulations. The application together 
with a Demand Draft for Rs. 100 / - payable at Delhi New 
Delhi and drawn in favour of the Secretary should be sent 
so as to reach him not later than 1st March , 1982 . 


In the said Regulations : - - 

For the existing regulation 32B , the following regulation 
shall be substituted : 

" 32B . Stipend to Articled Clerks 

( 1 ) Every member engaging an articled clerk shall pay 
to such clerk every month a minimum monthly stipend at 
the rates specified below depending on where the normal 
place of service of the articled clerk is situated : 


Situation of the normal During 
place of service of the 

first 
articled clerk 

year of 
training 


During 
second 
year of 
training 


During 
remaining 
period of 
training 


Rs. 150 


Rs. 225 


( a ) Cities of Bombay , Madras 

Calcutta and Delhi/New 
Delhi 

Rs. 90 
( b ) Cities other than those 

specified in (a ) above , 
with a population of one 

million and above Rs. 60 
( c ) Places other than those 

covered by (a ) & (b ) 
above 

Rs. 50 


Rs. 100 


No. 20 - PG (Exam ) /M /82 – In pursuanco of paragraph 5 of 
Schedule C to Regulation 179 of the Chartered Accountants 
Regulations, 1964 , the Council of the Instituto of Chartered 
Accountants of India is pleased to direct that an examination in 
Management Accountancy Course (Part 1) under the said 
Regulations shall be held on 3rd , 4th , 5th and 6th May , 1982 
at the following centres provided sufficient number of candidates 
offer themselves to appear from each centre - 

1 . Agra 
2 . Ahmedabad 
3 . Allahabad 
4 . Bangalore 
5 . Baroda 
6 . Bolgaum 
7 . Bombay 
8 . Calcutta 
9 . Chandigarh 
10 . Coimbatore 
11. Cuttack 
12 . Delhi/New Delhi 
13 . Ernakulam 
14 . Gauhati 
15 . Hyderabad 


Rs. 150 


R $ . 75 


Rs. 100 


Provided thut nothing contained in this regulation 
shall entitled the Articled clerk to any stipend during the 
period ho attends a course at an Academy of Accounting 
conducted by the Institute and recognised by the Council 
in this behalf ; 

Provided further that nothing contained in this regu 
lation shall entitlo an articled or audit clerk registered 
with effect from a dato prior to 18t July , 1973 to any 
stipend under this regulation . 


PART MI — SEC . 4 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6 , 1982 (MAGHA 17 , 1903) 


647 


. 


. 


Explanation 1 : For the purpose of determining the rate 
at which stipend is payable under this regulation tho 
period of articled training of the clork under any previous 

employcı or employers (not being any such period prior 
to 1st July , 1973 ) shall also be taken into account. 

Luplunariun 2 : For the purpose of this regulation , the 
figuics of population shall bo taken als per llic last rub 
lished Census Report of India . 

( 2 ) The stipend under this regulation shull be paid by 
the member to the articled clerk either (a ) by a crossed 
account payeo cheque every month against a stamped 

receipt to be obtained from the articled clerk ; or ( b ) by 
depositing the amount overy month in an account opened 

by the articled clerk in his own name with a branch of 
the bank to he specificd by the member . " 

P . S . GOPALAKRISHNAN 

Secretary 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi-2 , the 11th January 1982 
No, U - 16 / $ 3 / 78 /Med . II. (Kuint. ) . — In pursuance of the 
resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951 
confcuing upon me the powers of the Corporation under 
Regulation 105 of the E . Ş . I. (General) Regulation , 1950 , 
I hereby authorise Dr. S . R . Goil and Dr. H . R . Despande , 
No , 13 , 216 , Meenakshi Koil Street, Shivaji Nagar , Banga 
lore - 5 to function as medical authority w . e .f . 1 - 1 - 1982 for 
Bangalore City for the purposes of medical examination of 
thc Insured Persons and grant of further certificates to them 
when the COTTectness of the original certificate is in doubt . 
The appointment is uptil 31st December , 1982 or till the 
full - time Medical Refereeg join , whichever is carlier, 

HAR MANDER SINGH , 

Director General 


OFFICE OF THE ADMINISTRATOR PUNJAB WAKF BOARD 

Ambala Cantt . the 22nd January 1982 
No. Gen / Pub . /82 - In exercise of the powers conferred under Section 27 of the Wakf Act . 1954 , which are exercisable by 
me under the powers delegated to me by tho Administrator u /s 22 of the same Act, the following property is hereby declared 
as SUNNI WAKF :- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


Name of Wakf Location 


- - - 
Remarks 


$ . Name of 
No. Distt . / Teb . 


Arga 


H . B .NO/ 
Kh . No , 


Purpose 


WI 


1 


2 


3 


6 


- un 


- 


A 


1 . Faridkot 


96K - 12M 


Religious 


5 

- - - - - 
Ghairmumkin V . Chaksema Khewat 
Qabristan 

No . 52 
Khatoni 
No. 85 
Kh . No. 164 


Undor management of 
Ex -Officio Mutawalli 


NOTE : — The above item is shown as Ghairmumkin Qabristan in Jamabandi of Village Chaksoma Tob . & 

hence it is a Wakf property and has been entered in the Kitabul Aukaf and registered as such . 


Distt . Faridkot , 


ZAFAR ALI 

Socretary 
Punjab Wakf Board 

Ambala Cantt . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDLA PRESS FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1982 


